निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


या 


11 आश्विन 1934 ( श ० ) 
संख्या 40 

पटना , बुधवार , 

3 अक्तूबर 2012 ( ई ० ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 2 , 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


और 


5-5 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 3 अक्तूबर 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 सितम्बर 2012 
एस 0 ओ0 174, दिनांक 3 अक्तूबर 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2709/ जे0, दिनांक 27 जुलाई 1996 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शैलेन्द्र कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
27 जुलाई 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री शैलेन्द्र कुमार 


27.07.1996 


लखीसराय जिला 


अधिवक्ता , लखीसराय 
अनुमण्डलीय व्यवहार 

न्यायालय 


बी 0 ए 0( प्रतिष्ठा ) 
एल 0 एल 0 बी 0 


( सं 0 सं 0- ए0/ नोट-63/ 93/ 6918/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


15 सितम्बर 2012 
एस 0 ओ0 175 , एस 0 ओ0 174, दिनांक 3 अक्तूबर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -63/ 936918/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 15th September 2012 
S.O. 174 , dated 3rd October 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shailendra Kumar and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law DepartmentNotification No. 2709/ J dated 27th July 1996 to practice as notary again for 
the next five years from 27th July 2012 . 


बिहार गजट , 3 अक्तूबर 2012 


3 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residental/ 
professional address 


Area in which 

Notary to 
practice 


Date of which 
the name of the 

Notary has 
been entered in 
the Register. 

3 
27.07.1996 


6 


1 
Shri Shailendra 
Kumar 


4 
B.A( Hon s ) 

L.L.B 


5 
Lakhisarai 

District 


2 
Advocate. 
Puraini Bazar 

Lakhisarai, 
Subdivisional Civil 
Court Lakhisarai 


( File no .- A/ Not- 63/ 93/ 6918/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


1956 


15 सितम्बर 2012 
एस0 ओ0 176 , दिनांक 3 अक्तूबर 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -9981/ जे0, दिनांक 18 अक्तूबर 1984 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रमेश प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 18 
अक्तूबर 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी 

अहर्ता 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री रमेश प्रसाद सिंह 


अधिवक्ता, 


18.10.1984 


समस्तीपुर जिला 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


व्यवहार न्यायालय , 

समस्तीपुर 


( सं 0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-165 / 83 / 6919 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


15 सितम्बर 2012 
एस 0 ओ0 177 , एस0 ओ0 176 , दिनांक 3 अक्तूबर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-165/83/ 6919/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


4 


बिहार गजट , 3 अक्तूबर 2012 


The 15th September 2012 
S.O. 176 dated 3rd October 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramesh Pd . Singh and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law DepartmentNotification No. 9981/ J dated 18th October 1984 to practice as notary again 
for the next five years from 18th October 2012 . 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
18.10.1984 


Area in which 

Notary to 
practice 


1 


6 


Shri Ramesh 
Pd . Singh 


2 
Advocate , 
Civil Court 
Samastipur 


4 
B.A. 
B.L 


5 
Samastipur 

District 


( File no .- A/ AB-165/ 83/ 6919/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचना 

18 सितम्बर 2012 
सं 0 7 / सी0-2-201 / 2007-803 — बिहार अभियोजन सेवा के निम्नांकित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित तिथि से सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर सम्पुष्ट किया जाता है: 
क्रमांक सहायक अभियोजन 

सहायक अभियोजन पदाधिकारी के सेवा - सम्पुष्टि की तिथि 
पदाधिकारी का नाम 

पद पर योगदान की तिथि 


2 


3 


4 


1 
1 


23.03.1994 


01.01.2011 


श्री सूर्यदेव कुमार 
श्री अशोक कुमार 


2 


12.01.1999 


10.07.2010 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 3 अक्तूबर 2012 


5 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


आदेश, 


शिक्षा विभाग 


पदेन अध्यक्ष 


अधिसूचना 

21 सितम्बर 2012 
सं ० C/ ET/ 02-06/93-2387– राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक चलचित्र प्रदर्शन संबंधी 
परियोजना के प्रचार - प्रसार एवं सफल कार्यान्वयन हेतु पटना ऑडियो भिजुअल कमिटी के रूप में सलाहकार समिति का 
पुनर्गठन पाँच वर्षों के लिए निम्न रूपेण किया जाता है । 

1. निदेशक , राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार , पटना -6 
2. निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग , बिहार , पटना के प्रतिनिधि के रूप 
में नामित उप -निदेशक 

सदस्य 
3. शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग , बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में नामित उप -निदेशक 

सदस्य 
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी , पटना 

सदस्य 
5. निदेशक, दूरदर्शन, पटना के प्रतिनिधि 

सदस्य 
6. विभागाध्यक्ष , अध्यापक शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् , बिहार, पटना -6 

सदस्य 
7. प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय , महेन्द्रू, पटना-6 

सदस्य 
8. क्यूरेटर , श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र , बिहार , पटना या उनके प्रतिनिधि 

सदस्य 
9. सिनियर इलेक्ट्रोनिक्स अभियन्ता , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग , बिहार , पटना 

सदस्य 
10. फिल्म प्रदर्शक प्रतिनिधि श्री मोती लाल मंडल, नालन्दा पिक्चर्स , 
उर्मिला निवास , प्रियदर्शी नगर , पटना-801503 

सदस्य 
11. विभागाध्यक्ष, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं श्रव्य दृश्य शिक्षा विभाग , 
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् , बिहार, पटना-6 

सदस्य सचिव 
कमिटी की कार्यावधि अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले पाँच वर्षों के लिए होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) -अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 +50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


